PM 
MEER 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
15 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 249 


राँची, गुरुवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. .. . .. 
आदेश 


8 मार्च, 2018 


संख्या - 03नि0पं0 - 42 / 2016 रा0नि0आ0 321 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है 


कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन , 2015 के लिए जो स्तम्भ 
(3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी 
झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क क सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 
और यतः उक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई 
कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर ( यदि कोई हो ) विचार करने के 
पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 

अतः इस संबंध में उपायुक्त , पलामू के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की 
समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क , सहपठित झारखण्ड 
पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 क क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए 
चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया 
जाता है । 


क्रमांक जिला 


निर्वाचन क्षेत्र 


नाम एवं पता 


कारण 


1 


2 


| 


3 


पलामू | II पलामू (02) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


अशोक कुमार, 
पिता - नारायण सिंह , ग्राम - बहेरा , 
पो0 - हैदरनगर, प्रखण्ड - हैदरनगर, पलामू । 
| पिन - 822115 


II पलामू (02) 


कुशवाहा प्रेमलता मेहता, 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पति - मृगुनन्दन मेहता , 


ग्राम – सोबा, पो0 - करीमनडीह , 
प्रखण्ड - हैदरनगर , पलामू । पिन - 822115 


II पलामू ( 02 ) 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


| वकील कुमार मेहता, 
पिता - अशोक मेहता, ग्राम - बरवाडीह, 
पो0- हैदरनगर , प्रखण्ड - हैदरनगर , पलामू । 
पिन -822115 


II पलामू (02 ) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


| शशिरंजन सिंह, 
| पिता - उदय सिंह, ग्राम - बभण्डी, 
पो0 - हैदरनगर , प्रखण्ड - हैदरनगर , पलामू । 
पिन - 822115 
संतोष कुमार सिंह , 
पिता - योगेश्वर सिंह, ग्राम + पो0 - हैदरनगर, 
प्रखण्ड - हैदरनगर , पलामू । पिन - 822115 


II पलामू ( 02 ) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (02 ) | साधु सिंह, 

पिता – रामचन्द्र सिंह, 
ग्राम – सोबा, पो0 - करीमनडीह , 
प्रखण्ड - हैदरनगर , पलामू । पिन - 822115 


II पलामू (03) 


| पूनम देवी, पति -मिथलेश पासवान , |निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
ग्राम - शेखपुरा, पो0 - कजरात नवाडीह , 
प्रखण्ड - हुसैनाबाद , पलामू । पिन - 822116 
| बबीता देवी, पति - सचितानन्द , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - कामठ , पो0- बराही, प्रखण्ड- हुसैनाबाद , 
पलामू ।पिन - 822116 


II पलामू (03 ) 


II पलामू (03) 


मुनेश्वरी देवी , पति - अयोध्या सिंह , 
ग्राम - नदियाइन, पो0 - दंगवार , 
प्रखण्ड - हुसैनाबाद , पलामू । पिन - 822116 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (03) 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


श्वेता देवी, पति - धन्नंजय कुमार, 
ग्राम - जुड़ीबांध, पो0 - कजरात, 
प्रखण्ड - हुसैनाबाद , पलामू । पिन - 822116 


II पलामू ( 04 ) 


| मो जाकिर अली, पिता - मो0 एहस्न अली, 

ग्राम - पथरा , पो0 - कुशानरायणपुर, 
प्रखण्ड - हुसैनाबाद, पलामू । पिन - 822116 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (04 ) 


| नागेन्द्र सिंह, पिता –जितबन्धन सिंह , 

ग्राम - अहमदनगर , पो0 - महुअरी , 
प्रखण्ड - हुसैनाबाद , पलामू ।पिन - 822116 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


14 


II पलामू ( 05 ) श्याम दुलारी देवी, पति -विजय पासवान , 

ग्राम - पतराखुर्द, पो0 - झरगड़ा, 

प्रखण्ड - हुसैनाबाद , पलामू । पिन - 822116 
II पलामू (06) | कुसुम देवी, पति - जनेश्वर भुईयां, 

ग्राम - महुगाई , पो0 - बभण्डीह , 

प्रखण्ड –पिपरा, पलामू । पिन -822113 
II पलामू ( 06 ) | परमिला देवी, पति - ददन पासवान , 

ग्राम – बरवाडीह, पो0 - सकलदीपा , 
प्रखण्ड - पिपरा , पलामू । पिन - 822113 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018 
II पलामू (06) | पार्वती देवी, पति - श्यामदेव पासवान , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
ग्राम - तेन्दुई, पो0 - सकलदीपा, प्रखण्ड – पिपरा , 
पलामू । पिन - 822113 


II पलामू .06) 


| राजकुमारी देवी , पति - जीवल लाल राम, 
ग्राम - लाभरा, पो0 - बभण्डीह , प्रखण्ड - पिपरा, 
पलामू । पिन - 822113 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 06 ) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


रीता देवी, पति - हरवंश राम , 
ग्राम - बरवाडीह , पो0 - खजुरी सरयाँ , 
प्रखण्ड –पिपरा , पलामू । पिन -822113 
| बैजंती देवी , पति - सत्येन्द्र राम , 
ग्राम - सतगांवा, पो0 - हरिहरगंज , 
प्रखण्ड - हरिहरगंज, पलामू ।पिन - 822131 


Il 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


9U 


II पलामू ( 08 ) 


चिन्ता देवी, पति - अशोक राम , 
ग्राम + पो0 - खड़गपुर , प्रखण्ड - हरिहरगंज , 
पलामू । पिन - 822113 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 08 ) 


| रंजू सिंह, पति –मनोज कुमार सिंह , 
ग्राम +पो0 - हरिहरगंज,प्रखण्ड - हरिहरगंज , 
पलामू । पिन - 822131 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 08 ) | रेखा देवी , पति - संजय सिंह , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - ढकचा, पो0 - पचमो, प्रखण्ड - हरिहरगंज, 
पलामू । पिन - 822113 


II पलामू (08 ) 


विमली देवी, पिता - योगेश्वर यादव , 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम - तुरी, पो0 - तुरहथ कटइया , 
प्रखण्ड - हरिहरगंज, पलामू । पिन - 822131 


II पलामू ( 08 ) 


सुबसिया देवी , पति - अशोक यादव , 
ग्राम अकौनी, पो0 - सरसो, 
प्रखण्ड - हरिहरगंज, पलामू । पिन - 822113 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (09) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


| रामचन्दर राम , पिता - सोहर राम , 

ग्राम - चोरडण्डा, पो0- नामुदार, 
प्रखण्ड – नौडिहा बाजार , पलामू । 
पिन -822113 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


II पलामू ( 09 ) | रिंकू माला, पति - रविन्द्र प्रकाश बादल , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

ग्राम + पो0 - सरईडीह , नौडिहा बाजार, पलामू । करने में असफल रहे । 
पिन - 822113 


II पलामू ( 10 ) 


अनिता देवी, पति - मोहन लाल जयसवाल , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
ग्राम + पो0- छत्तरपुर , प्रखण्ड - छत्तरपुर, पलामू । करने में असफल रहे । 
पिन - 822113 


28 


II पलामू ( 10) 


| हलीमा खातुन, पति - मो0 सलाउद्दीन , 
ग्राम - मसिहानी, पो0- छत्तरपुर , 
प्रखण्ड- छत्तरपुर , पलामू । पिन - 822113 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


29 


II पलामू (11 ) 


| अनील सिंह, पिता - अमरेश सिंह, 

ग्राम - चौखड़ा, पो0 - छत्तरपुर , 
प्रखण्ड - छत्तरपुर, पलामू । पिन - 822113 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (11) 


| वीरा सिंह, पति - शंकर सिंह, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


ग्राम -सिलदाग, पो0 - छत्तरपुर , 
प्रखण्ड - छत्तरपुर, पलामू । पिन - 822113 


II पलामू ( 12 ) 


| कामेश्वर पासवान , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पिता - स्व0 राम विलास पासवान , 
ग्राम -कंचनपुर , पो0 - छत्तरपुर , 
प्रखण्ड - छत्तरपुर, पलामू । पिन - 822113 


II पलामू (12) 


| कामेश्वर बैठा, पिता - मालिक चन्द्र बैठा, 

ग्राम + पो0 - खोढ़ी, प्रखण्ड - छत्तरपुर, पलामू । 
पिन - 822113 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (12) 


राजकुमार , पिता – कुलदीप राम , 
ग्राम - कंचनपुर , पो0 - छत्तरपुर , 
प्रखण्ड - छत्तरपुर, पलामू । पिन - 822113 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 13) 


| अनुप कुमार गुप्ता, पिता - जगनरायण साह, निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
ग्राम + पो0 -कजरूखुर्द, प्रखण्ड –पाण्डू , पलामू । करने में असफल रहे । 
पिन - 822132 


35 


II पलामू (13) 


नन्द कुमार शर्मा, पिता – रामपरिखा शर्मा, 
ग्राम - कजरूकला, पो0 - कजरूखुर्द, 
प्रखण्ड - पाण्डू, पलामू । पिन - 822132 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


36 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018 
| अरूण मेहता, पिता - असर्फी महतो , | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
ग्राम - करकट्टा, पो0 - जोगा, प्रखण्ड - उंटारी 

रोड,पलामू । पिन - 822116 
II पलामू (14) | दिनेश कुमार मेहता , 

|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
पिता - राम सुरेश मेहता, ग्राम - लहरबंजारी, 
पो0 - उंटारी रोड, प्रखण्ड - उंटारी रोड, 
पलामू । पिन - 822116 


38 


II पलामू (14) 


| लालचंद राम, पिता - गनौरी मांझी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


39 


II पलामू (15) 


गाम – मुरमा खुर्द, पो0 - मुरमा कला, 
प्रखण्ड - उंटारी रोड ,पलामू । पिन - 822132 
| रवीन्द्र पासवान , पिता - नन्देव पासवान, 
ग्राम + पो0 - लालगढ़, प्रखण्ड -विश्रामपुर, 
पलामू । पिन - 822124 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल | 
| करने में असफल रहे । 


II पलामू (16) 


| जितेन्द्र कुमार पासवान , 
पिता - नन्दु राम, ग्राम + पं0 – कण्डा, 
प्रखण्ड - नावाबाजार, पलामू । पिन - 822124 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (16) 


| लक्ष्मण राम , पिता - स्व0 छठु राम , 
ग्राम - ईटकी, प्रखण्ड + पो0 - नावाबाजार, 
पलामू । पिन - 822113 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (18 ) 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


43 


II पलामू (18) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


| उपेन्द्र कुमार , पिता -गोपाल राम , 
ग्राम - मझिगांवा, पो0- नरसिंहपुर पथरा , 
प्रखण्ड – चैनपुर , पलामू । पिन - 822110 
| मो0 नसीम अंसारी, पिता -जितन मियां, 
ग्राम - लीधकीपूर्व, पो0 - कटुवल , 
प्रखण्ड– चैनपुर , पलामू । पिन - 822110 
देवेन्द्र कुमार तिवारी , 
पिता - श्याम बिहारी तिवारी , 
ग्राम + पो0 - हरिनामाड़, प्रखण्ड - चैनपुर, 
पलामू । पिन -822110 
| अयुब अंसारी, पिता - सर्फ़दीन अंसारी , 

ग्राम - बुढ़ीवीर, पो0 - हरिनामाड़ , 
| प्रखण्ड – चैनपुर , पलामू । पिन - 822110 


44 


II पलामू (19) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


45 


II पलामू ( 19 ) 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


4b 


II पलामू ( 20) 


अनिता देवी, पति - रामलाल राम, ग्राम + पो0 - निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
महुगांवा, प्रखण्ड - चैनपुर , पलामू । करने में असफल रहे । 
पिन - 822110 


II पलामू ( 20 ) 


| अनीता देवी , पति - मुनेश्वर भगत , 
ग्राम – बन्दुआ , पो0 - शाहपुर, प्रखण्ड – चैनपुर , 
पलामू । पिन - 822110 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


48 


II पलामू ( 20 ) 


II पलामू ( 20 ) 


| चंचला देवी , पति - उगेन्द्र सिंह , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम -बभण्डीह, पो0 - तलया बभण्डीह , 
प्रखण्ड - चैनपुर , पलामू । पिन - 822110 
| निर्मला देवी, पति - मनोज कुमार पाण्डेय, निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
ग्राम - कराकाट, पो0 - शाहपुर, प्रखण्ड – चैनपुर , | करने में असफल रहे । 
पलामू । पिन - 822110 
शोभा देवी , पति - संजय कुमार दूबे, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल | 
ग्राम + पो0 - तलया, प्रखण्ड – चैनपुर, पलामू । | करने में असफल रहे । 
पिन -822110 


II पलामू ( 20 ) 


| II पलामू ( 20 ) 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


शोभा देवी , पति - अमित कुमार सिंह , 
ग्राम - लादी , पो0 – चैनपुर, 
प्रखण्ड– चैनपुर , पलामू । पिन - 822110 

शबाना तरन्नुम , पति - सलामुदीन खां , 
| ग्राम + पो0 – चैनपुर, प्रखण्ड– चैनपुर, पलामू । 
पिन - 822110 


II पलामू ( 20 ) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 


करने में २ 


रहे । 


53 


II पलामू ( 21 ) 


| अखिलेश पासवान, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


पिता - नरेश मांझी, ग्राम+ पो0- शाहपुर , 
प्रखण्ड – चैनपुर , पलामू । पिन - 822110 
| आलोक रंजन प्रसाद, पिता- कृष्ण प्रसाद , 
ग्राम - गुरहा, पो0 - चैनपुर, प्रखण्ड – चैनपुर, 
पलामू । पिन - 822110 


II पलामू (21) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 21 ) 


| मनोज महतो, पिता - मुनेश्वर महतो , | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
ग्राम + पो0 - चान्दो , प्रखण्ड – चैनपुर , पलामू । । | करने में असफल रहे । 
पिन - 822110 
| महेन्द्र सिंह, पिता - मुन्द्रिका सिंह , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - बसरिया खुर्द, पो0 - चान्दो, 
प्रखण्ड - चैनपुर, पलामू । पिन - 822110 


56 


II पलामू (21) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 
II पलामू ( 21) राजू चौधरी, पिता - रामराज चौधरी , | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

ग्राम - अवसाने , पो0 - चांदो, प्रखण्ड – चैनपुर , करने में असफल रहे । 
पलामू । पिन - 822110 


58 


II पलामू ( 21 ) 


II पलामू ( 21 ) 


| शिव प्रसाद यादव , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
पिता - टीवर महतो, ग्राम + पो0 - चान्दो, 
प्रखण्ड – चैनपुर , पलामू । पिन - 822110 
शैलेश कुमार , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
| पिता - रामप्रवेश सिंह , ग्राम + पो0- शाहपुर , 

प्रखण्ड – चैनपुर, पलामू । पिन- 822110 
| सरफराज आलम , पिता - अब्दुल हई, निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
ग्राम- शाहपुर (नयी मुहल्ला), पो0 - शाहपुर , 
प्रखण्ड – चैनपुर , पलामू । पिन -822110 
| अकील खां , पिता - सकील खां , ग्राम - शाहपुर निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
( नयी मुहल्ला),पो0 - शाहपुर, प्रखण्ड – चैनपुर , करने में असफल रहे । 
पलामू । पिन -822110 


60 


II पलामू ( 21 ) 


II पलामू ( 21) 


II पलामू ( 21) 


| अखिलेश चौधरी, पिता -त्रिवेणी चौधरी, 
ग्राम - कंकारी, पो0 – चैनपुर , प्रखण्ड – चैनपुर , 
पलामू । पिन - 822110 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 21) 


राकेश रंजन प्रसाद, पिता - कृष्ण प्रसाद, 
ग्राम + पो0 – चैनपुर , प्रखण्ड – चैनपुर, पलामू । 
पिन - 822110 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (22) 


| अखिलेश सिंह , पिता - भैरोनाथ सिंह , 
ग्राम - सेरका, पो0 - रामगढ़, प्रखण्ड - रामगढ़ , 
पलामू । पिन - 822110 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


65 


II पलामू ( 23 ) | दिव्या कुमारी, पति - प्रेमकमल तिवारी , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
ग्राम -चट्टी (सिन्दुरिया), पो0 - झाबर , 

प्रखण्ड – मेदिनीनगर,पलामू पिन - 822126 
II पलामू ( 23 ) | प्यारे मंसूर अंसारी, पिता - मो0 जमीर अंसारी, निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
ग्राम – सरजा (तरवा टोली), पो0 -पोलपोल , 
प्रखण्ड – मेदिनीनगर, पलामू ।पिन - 822126 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


II पलामू (23) | योगेन्द्र सिंह, पिता - योगेश्वर सिंह , 

ग्राम - बखारी , पो0 - सुवा , 
प्रखण्ड - मेदिनीनगर, पलामू ।पिन - 822102 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


68 


II पलामू ( 23) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 23 ) 


| रंजीत कुमार सोनी, 
पिता- युगल प्रसाद सोनी, 
ग्राम -रेडमा उत्तरी, पो0 - चियांकी , 
प्रखण्ड – मेदिनीनगर, पलामू । पिन - 822101 
| मो0 शमीम अंसारी , 
पिता - अब्दुल गफर अंसारी, ग्राम - सरजा 
( तरवा टोली), पो0 -पोलपोल , 
प्रखण्ड - मेदिनीनगर,पलामू ।पिन - 822126 
| पप्पु सिंह, पिता- सुबा सिंह, ग्राम – सण्डा, 
पो0 - पाल्हे कला, प्रखण्ड – पाटन, पलामू । 
पिन - 822123 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 25) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 26 ) 


राजीव कु0 पासवान ,पिता - भोला पासवान 
ग्राम -सिक्की खुर्द, पो0 -सिक्की कला, 
प्रखण्ड – पाटन, पलामू । पिन - 822123 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 26 ) 


II पलामू ( 27 ) 


| कुलदीप राम , पिता - जीतन राम , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम -हिसरा बरवाडीह, पो0 - गहर पथरा, 
प्रखण्ड - पाटन , पलामू । पिन - 822123 
शकुंतला देवी, पति - गोवर्धन मांझी , |निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - नावाडीह पथलमार , पो0 - दीपवा , 
प्रखण्ड – पाटन , पलामू । पिन - 822123 
कमला देवी, पति - बसन्त सिंह , ग्राम - चुनका, निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
पोo - मनातु, प्रखण्ड – मनातु, पलामू । | करने में असफल रहे । 
पिन - 822123 
सुशिला देवी, पति - सूर्य देव सिंह, निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम – गौबही, पो0 -सिउदीलिया , 
प्रखण्ड - मनातु , पलामू । पिन - 822123 


14 


II पलामू ( 28 ) 


II पलामू ( 28) 


76 


II पलामू ( 28 ) 


| मानो देवी , पति - लालदेव सिंह, ग्राम - सेमरी , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
पो0 - पदमा , प्रखण्ड - मनातु, पलाम् । | करने में असफल रहे । 
पिन - 822123 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 15 मार्च, 2018 
II पलामू (29) सन्त कुमार सिंह, पिता - सूवंश सिंह , | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - उदयपुरा, पो0 - उदयपुरा 2 , 
प्रखण्ड - तरहसी, पलामु । पिन - 822122 


सह, 


18 


II पलामू ( 30 ) 


II पलामू (31) 


| कमला देवी, पति - अर्जन राम , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
ग्राम - वेदानीकला, पो0 - तरहसी , 

करने में असफल रहे । 
प्रखण्ड - तरहसी, पलामु । पिन - 822118 
| पुनम देवी, पति - सुधीर कुमार सिंह, निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - झगरपुर, पो0 - बसौरा, 
प्रखण्ड - लेस्लीगंज, पलामू।पिन - 822118 
| बेबी देवी , पति – मनोज सिह , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
ग्राम + पो0 - बसौरा , प्रखण्ड - लेस्लीगंज , पलामू । करने में असफल रहे । 
पिन - 822118 
संगीता देवी, पति - सुनील सिह, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

करने में असफल रहे । 
ग्राम - पुरनाडीह , पो0 - लेस्लीगंज , 
प्रखण्ड - लेस्लीगंज, पलामू ।पिन - 822188 


II पलामू ( 31 ) 


II पलामू (31) 


II पलामू (33 ) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


| मीना देवी , पति - नन्द कुमार सिह , 

ग्राम - एकता, पो0 - चांपी, प्रखण्ड - सतबरवा, 
| पलामू । पिन - 822126 

यशोदा देवी , 
पति - राजेन्द्र सिंह, ग्राम + पो0 - धावाडीह, 
प्रखण्ड – सतबरवा, पलामू । पिन - 822126 


II पलामू ( 33 ) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


85 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


II पलामू (34) | प्रतीमा देवी , पति - राजनाथ सिह , 

ग्राम - खाप, पो0 - तेतराई , प्रखण्ड - पांकी, 

पलामू । पिन - 822122 
II पलामू ( 35) | रेशमा बानो , 

पति - मो0 रजा, ग्राम+ पो0- पांकी, 

प्रखण्ड - पांकी, पलामू । पिन - 822122 
II पलामू ( 35 ) | स्वेतलाना देवी, 

पति - सुजीत राम, ग्राम + पो0 -पांकी, 
प्रखण्ड - पांकी , पलामू । पिन - 822122 


86 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


II पलामू ( 35 ) | मंजू आईन्द, पति - आरियन आइन्द , | निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 

| करने में असफल रहे । 
ग्राम - डुलुण्डु, पो0 - नामकुम, प्रखण्ड - नामकुम , 
रांची । पिन - 835221 


88 


II पलामू ( 35 ) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे । 


| शीला देवी, पति - शरवन यादव , 
ग्राम - सालमदिरी, पो0 - चांपी, प्रखण्ड – पांकी, 
पलामू । पिन - 822122 
| तरन्नुम खातुन , पति - अब्बस आलम , 
ग्राम -करार , पो0 - पांकी, प्रखण्ड - पांकी , 
पलामू । पिन - 822122 


89 


II पलामू ( 35 ) 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


II पलामू ( 36 ) 


| कासिम मियां, पिता - चुट्टी मियां , 
ग्राम - हरखुआ, पो0 - लोहर्सी, प्रखण्ड -पांकी, 
पलामू । पिन -822122 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


II पलामू (36) 


| सुजाता देवी, पति -मुकेश सिंह , 
ग्राम - बड़ौहरी, पो0 - द्वारिका, प्रखण्ड – पांकी , 
पलामू । पिन - 822122 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल 
| करने में असफल रहे । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह० / -( अस्पष्ट ), 

सचिव, 
राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 249 - - 50 


